रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 . -- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II -_ Section 3 – Sub-section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 211 ] 
No. 211 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 3 , 2010 / माघ 14 , 1931 
NEW DELHI, WEDNESDAY , FEBURARY 3, 2010 /MAGHA 14 , 1931 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 3 फरवरी , 2010 


का. आ . 253 ( अ). — यतः मै. महराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो महाराष्ट्र राज्य में राज्य सरकार का एक निकाय है , ने 
महाराष्ट्र राज्य के जिला लातूर में कृषि प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का 28 ) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था ; 


और , यतः , केन्द्र सरकार ने , विशेष आर्थिक जोन नियम , 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 15 जनवरी , 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ . 39 ( अ ) में 200 
हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया ; 


और , यतः , मै. महराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन , ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में 61 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने 
का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 6 जरवरी, 2009 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी 
सहमति से अवगत करा दिया है ; 


और , यतः , केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 8 ) के अन्तर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं 
को पूरा कर लिया गया है । 


- अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष 
आर्थिक जोन अधिनियम , 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त आर्थिक जोन में 61 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित 
करती है , जिसके परिणामतः कुल क्षेत्र 139 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्लिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं , 
अर्थात् : 


415 GI/ 2010 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC. 3 (ii )] 


क्र . सं. ग्राम का नाम 


सर्वेक्षण सं. हिस्सा संख्या 


तालिका 
मूल रूप में अधिसूचित अनधिसूचित किया जाने 
, क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) वाला क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) 

( 5 ) 
2.90 


एसईजेड का नया 
क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) 


( 4 ) 


( 1 ) ( 2 ) (3 ) 
1 . चिनकोलिरोवाडी 181/121 

183/ 23 


2 . 9 


1. 62 


184/ 124 


1. 62 


1 . 62 


3.14 


3 .14 


185 /125 
186/ 126 


9 .15 


187/ 127 
188/ 128 
189/ 129 


5 .53 


8 . 87 


190/130 


1. 62 


12.36 
5.57 
5.53 
8.87 
1.62 
5.82 
10. 20 
15.70 
11.66 
8. 32 
7. 37 


191/ 131 
192 /132 


5 .42 


0 .40 
0. 36 


9.84 
13. 83 


193 /133 


11 . 66 


8 .32 


194/ 134 
195 /135 
196/ 136 
197/ 142 


7. 37 


11. 10 


11. 1 


198 /143 


5 . 67 


5.67 
2.07 


2 .07 


5. 45 


5. 45 
4. 75 


4.75 
4.82 
19. 65 


10. 97 


खाण्डापुर 


10 .00 


10.00 


205/140 
206 / 139 
207/ 138 
208/137 
209/155 
223 भाग 
228 भाग 

229 
230 भाग 
233 भाग 

234 
235 भाग 


6.00 


486 


272 


6. 00 
4.86 
2.72 
7.00 
4.11 


7 .00 


4 .11 


5 . 00 


5. 00 


2 . 00 


236 भाग 
237 भाग 
269 भाग 


050 


50 


2 . 00 


2. 00 


कुल 


200. 00 


61 . 00 


139 . 00 हेक्टेयर 
[ एफ . 2/ 131 / 2005 - ईपीजेड ] 

अनिल मुकीम , संयुक्त सचिव 


[ 999 II - QU5 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd February, 2010 
S. O . 253( E ).- Whereas, M /s. Maharashtra Industrial Development Corporation , a state Government body in the 
State of Maharashtra , had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act , 2005 (28 of 2005 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Agro Processing Industry sector at 
Latur Industrial Area , District Latur in the State of Maharashtra ; 

And whereas, the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 4 of the 
said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules , 2006 , had notified an area of 200 hectares at above Special 
Economic Zone vide the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S . O . 39 ( E ) , dated 15th January , 2007 ; 

And whereas , M / s . Maharashtra Industrial Development Corporation has now proposed for de-notification of 61 
hectares at the above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved 
and conveyed it on 6th January , 2009 ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the requirements under sub - section ( 8 ) of Section 3 of the 
said Act and other related requirements are fulfilled ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by second proviso to sub -section ( 1) ofSection 4 of the Special 
Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 ofthe Special Economic Zones Rules , 2006 , the CentralGovernment 
hereby denotifies an area of61 hectares , thereby making resultant area as 139 hectares, comprising of the survey numbers 
and the area given below in the table , namely : 

TABLE 


Serial 

No . 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


Hissa 
Number 


Area originally 

Notified 
( in hectares) 

( 5 ) 


Area to be 
de -notified 
( in hectares ) 

(6 ) 


New Area of 

the SEZ 
( in hectares ) 

( 7 ) 


( 1 ) 


(4 ) 


(2 ) 

(3 ) 
Chincolirowadi 181/121 


1 . 


2 .90 


2. 9 


183/ 123 


1 .62 


1.62 
1.62 


184 / 124 


1.62 
3. 14 


185 / 125 


3 . 14 


186 / 126 


12 .36 


9 . 15 


187 / 127 


5 .57 


5 .57 


188 / 128 


5 .53 


5.53 


189 / 129 


8.87 


8 .87 


190 / 130 


1.62 


191/ 131 


192/ 132 
193 /133 


5 .82 
10 . 20 
15 . 70 
11.66 
8 .32 


1 .62 
5 .42 
9.84 
13 .83 
11.66 
8 .32 


194 / 134 


195 / 135 
196 / 136 


7 . 37 


7 .37 


197 / 142 


11.10 


198 / 143 


5.67 


11 .1 
5.67 
2. 07 


205 / 140 


2.07 


[Part II - SEC. 3 ( ii) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
( 3 ) (4 ) 

( 5 ) 


(1) 


(2 ) 


( 7 ) 


19 . 


Chincolirowadi 


5 .45 


5 .45 
4. 75 
4 .82 


10. 97 


Khandapur 


10 .00 


206 / 139 
207/ 138 
208 / 137 
209/155 
223 Pt 
228 Pt 

229 
230 Pt 
233 Pt 

234 
235 Pt 


4 .75 
4.82 
19.65 
10.00 
6 .00 
4 .86 
2. 72 
7. 00 


6 .00 
4 .86 


2 .72 


7.00 
4 . 11 


4.11 


5 .00 


236 Pt 


5 .00 
2 .00 
0.50 
2 .00 


2 .00 
0 .50 
2 .00 


237 Pt 


269 Pt 


Total 


200 . 00 


61. 00 


139 .00 hectares 


[F . No. 2 / 13 /2005- EPZ ] 
ANIL MUKIM , Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


